सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 694 राँची, शुक्रवार , 


16 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग) 


संकल्प 
6 मार्च, 2019 


विषय:- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके , रांची के दिनांक -01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त 

पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनधारकों को वित्त विभागीय संकल्प सं0-858 दिनांक -27.03.15 
के आलोक में पेंशन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में । 


संख्या-05 / बी ०ए ० यू०-41 /2013-551- कृ०,-- झारखण्ड सरकार, कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग ( तत्कालीन कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ) के द्वारा विभागीय संकल्प 
सं०-3769 दिनांक -18.12.2010 के द्वारा अनुशंसित छठे वेतन के आलोक में बिरसा कृषि 
विश्वविद्यालय के शिक्षक वर्ग के लिए एकेडेमिक ग्रेड पे 6,000, 7,000 , 8,000, 9,000 एवं 
10,000/- उनके पे बैन्ड के साथ स्वीकृत है । 
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय , रांची के सेवानिवृत पेंशनधारियों को संशोधित पेंशन 
(शिक्षकों/ वैज्ञानिकों एवं अन्य तत्संबंधी समकक्ष पदाधिकारियों को UGC/ ICAR अनुसंशित छठे 
वेतन की स्वीकृति विषयक निर्गत संकल्प ज्ञापांक -3769 दिनांक -18.12.10 के आलोक में एवं 


2 . 


2 


3 . 


4 . 


5 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 16 अगस्त , 2019 
शिक्षकेतर कर्मी/ गैर शिक्षक संवर्ग के कर्मियों को उनसे संबंधित छठे वेतन की स्वीकृति 
विषयक निर्गत संकल्प ज्ञापांक -3031 दिनांक -02.09.11 के आलोक में संशोधित पेंशन ) आदि 

का वास्तविक लाभ दिनांक -01.01.2006 से देने संबंधी आदेश तत्कालीन कृषि एवं गन्ना 
विकास विभाग के संकल्प सं०-3280 दिनांक-07.11.12 के द्वारा निर्गत किया गया एवं 
इसके आलोक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत शिक्षकों को दिनांक-01.01.2006 
से पेंशन की गणना कर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । 
वित्त विभागीय संकल्प सं०-660 दिनांक -28.02.2009 की कंडिका -17 में यथावर्णित Chapter 
V में राज्य सरकार के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए 01.01.2006 से एवं पूर्व के 
पेंशन पुनरीक्षण के प्रावधान किए गए हैं । 
दिनांक -01.01.2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनधारकों/ पारिवारिक पेंशनरों के 
पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प सं०-660 दिनांक 
28.02.2009 की कंडिका -17 के Chapter-v के प्रावधानों को संशोधित करने की स्वीकृति राज्य 
सरकार के द्वारा तत्कालीन वित्त विभागीय संकल्प सं०-858 दिनांक-27.03.15 के द्वारा 
प्रदान की गयी । 
झारखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक -858 दिनांक -27.03.2015 के माध्यम से दिनांक 
01.01.2006 के पूर्व राज्य सरकार के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण से संबंधित वित्त 
विभाग के संकल्प सं0-660 / वि 0 दिनांक -28.02.2009 के कंडिका-17 में यथावर्णित Chapter - v 
के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी । 
भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय पेंशनधारकों/ पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन को पत्रांक 
38/37/08 पी ०एण्ड० पी ०डब्लू ०(ए) दिनांक-13.02.2013 एवं उसके साथ संलग्न पत्र संख्या 
38/37/08 पी ० एण्ड ० पी ०डब्लू०(ए ) दिनांक -28.01.13 की अनुसूची (क्रमांक संख्या-01-36 ) के 

द्वारा संशोधन किया गया है । 
वित्त विभाग के उक्त संकल्प सं०-858 दिनांक -27.03.15 के द्वारा पेंशन/ पारिवारिक पेंशन 
में संशोधन/ वृद्धि के फलस्वरूप अंतर की बकाये राशि का भुगतान 24.09.12 के प्रभाव से 
किये जाने तथा दिनांक-01.01.06 से 23.09.12 के अवधि का बकाया पेंशन भुगतान पूर्व 
प्रावधान के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया गया । 

वर्तमान संदर्भ में उक्त के आलोक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं 
गैर-शिक्षक संवर्ग के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों का झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक 
858 दिनांक -27.03.2015 एवं इसका स्पष्टीकरण पत्रांक-70 दिनांक- 02.05.2016 के आलोक 
में पेंशन / पारिवारिक पेंशन का संशोधन किया जाना है । 
झारखण्ड सरकार के पत्रांक -858/वि ० दिनांक -27.03.2015 का स्पष्टीकरण योजना- सह -वित्त 
विभाग (वित्त प्रभाग) , झारखण्ड सरकार द्वारा पत्र संख्या-70/वि०० दिनांक-02.05.2016 में 
की गई है , जो निम्न है : 

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग) भारत 
सरकार के पत्रांक -38/ 37 /08 P & PW( A) दिनांक -01.9.2008 की कंडिका 4.1 के आलोक में 
निर्धारित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की गणना तालिका निम्नवत है: 


6 . 


1 . 


8 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019 


3 


( Part A ) ( Ready Reckoner उक्त पत्र के Annexure -I के रूप में संलग्न ) 


Pension 

Family Pension /Enhanced F.P. 
(A ) Existing basic Pension (Inclusive of ( A ) Existing basic Family Pension / Enhanced 

Commuted Portion )( Excluding the Family Pension (Exclusive the effect of 
effect of merger of 50 % of dearness merger of 50 % of dearness relief) 

relief ) 
( B ) Dearness Pension 

( B ) Dearness Pension 
( c ) 

Dearness Relief upto (c ) Dearness Relief upto AICPI(IW ) Average 
AICPI(IW ) Average Index 536 ( Base Index 536( Base Year 1982 = 100 ) i.e. 24 % of 
Year 1982 =100 ) i.e. 24 % of ( A ) + ( B ) ( A ) + ( B ) Above 
Above 

(D ) 40 % of the Basic Family pension as at ( A ) 
( D ) 40 % of the Basic pension as at ( A ) above 
above 

( E ) Consolidated Family pension ( A + B + C + D ) 
( E ) Consolidated pension ( A + B + C + D ) 


( ii ) 


वित्त विभाग , झारखण्ड के संकल्प सं०-858/वि ० दिनांक-27.03.15 के साथ संलग्न केन्द्रीय 
लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग ) भारत सरकार के 
पत्रांक -38 / 37 / 08 P &PW( A) दिनांक -28.01.2013 के आलोक में निर्धारित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन 
( वेतनमान आधारित सुसंगत सारणी उक्त पत्र के साथ संलग्न है, वह सारिणी वैसे सरकारी 
सेवकों को दृष्टिपथ में रखकर तैयार की गयी है , जो अनुमान्य अधिकतम सेवावधि 
33 वर्ष) पूर्ण कर सेवानिवृत हुए हो ) के गणना की तालिका निम्नवत है :- ( Part B) 


Pension 

Family Pension 
( A ) 50 % of the minimum of pay in the ( A ) 30 % of the minimum of pay in the pay 

pay band + Grade pay Corresponding band + Grade pay Corresponding to the 
to the Pre- revised pay Scale . 

Pre -revised pay Scale . 
( B ) Qualifying service (Maximum of 33 (B ) Family Pension = ( A ) 

years ) 
( c ) Pension = ( A ) x ( B ) 


33 


पेंशन , 


[ पूर्व में उपर्युक्त गणना तालिका की कंडिका- A में 50% / 30 % of the Minimum of payband 
का प्रावधान था , जिसे संकल्प सं०-858 दिनांक-27.03.2015 द्वारा 50 % / 30 % of the 
Minimum of pay in the payband का प्रावधान मात्र किया गया है । 
( iii ) पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक वही होगा जो उपरोक्त कंडिका-(i) या 

कंडिका-(ii) में निर्धारित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन में अधिकतम होगा। 
(iv) दिनांक -01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत सरकारी सेवक का पेंशन , संशोधन पूर्व 

वेतनमान जिसमें पेंशनभोगी सेवानिवृत हुआ था के तदनुरूपी पे बैंड और ग्रेड 
पे में न्यूनतम वेतन के योग के 50 % से कम नहीं होगा, ना कि वेतनमान 
जिसमें पेंशनभोगी सेवानिवृत हुआ था के प्रतिस्थानी वेतनमान में वेतन (Pay 
in the Payband ) और ग्रेड पे के योग के 50 % . 


4 


9 . 


10 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 16 अगस्त , 2019 
तदनुसार पूर्व में निर्गत कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के संकल्प सं०-3769 दिनांक 
18.12.10 की कंडिका-19 एवं संकल्प सं०-3031 दिनांक -02.09.2011 की कंडिका-3 ( XIII) एवं 
संकल्प सं०-3280 दिनांक -07.11.12 को उपर्युक्त कंडिका-8 के अनुरूप संशोधित किये जाने 
के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है । 

उपर्युक्त संदर्भित संकल्पों की शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी। 
नियंत्रक , बिरसा कृषि विश्वविद्यालय , कांके , राँची के पत्रांक -2721 दिनांक -12.10.2017 के 

द्वारा पेंशन पुनरीक्षण तालिकाओं के साथ-साथ उक्त पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 
24.9.2012 से दिनांक -31.3.2017 की अवधि में उनपर अनुमानित अतिरिक्त खर्च 
2,84,50,082.00 रू ० ( दो करोड़ चौरासी लाख पचास हजार बेरासी रूपया) की विवरणी 

उपलब्ध करायी गयी है, जो अनुलग्नक-I, II एवं II के रूप में संलग्न है । 
11. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय , कांके , रांची के दिनांक-01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त 

पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनधारकों को वित्त विभागीय संकल्प सं०-858 दिनांक -27.03.15 के 

आलोक में पेंशन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक 
दिनांक -14.02.2019 में मद संख्या-01 में सम्मिलित किया गया एवं स्वीकृत किया गया । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूजा सिंघल , 


सरकार के सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 16 अगस्त , 2019 


5 


क्र ० 


अनुलग्नक-I 
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की संकल्प सं0-3769 दिनांक-18.12.2010 एवं 
इसके साथ संलग्न परिशिष्ट- vi के अनुरूप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक संवर्ग के कर्मियों 

द्वारा वर्तमान वेतनमानों को धारण करने वाले पदों के लिए राज्य सरकार , योजना- सह -वित्त विभाग 
(वित्त प्रभाग) के संकल्प ज्ञापांक-858 दिनांक -27.03.2015 एवं पत्रांक -70 दिनांक -02.05.2016 के 
आलोक में एवं सदृश्य विश्वविद्यालय से वर्ष 2006 के पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन- परिवार पेंशन 
की तालिका : 
दिनांक दिनांक छठे केन्द्रीय 

तदनुरूप 

फिटमेंट फिटमेंट फिटमेंट 
01.01.1986 से 01.01.1996 से | वेतन आयोग के ग्रेड - पे सारणी के सारणी के सारणी के 
वेतनमान पद/ ग्रेड और 

पे बैंड । 

अनुसार पे 

अनुसार 
वेतनमान ग्रेड वेतनभोगी के 

बैंड और ग्रेड पे बैंड और परिवार 
वेतन तदनुरूप 

पे / वेतनमान 

ग्रेड पे में पेंशन - पे बैंड 

न्यूनतम और ग्रेड में 
वेतन का वेतन । 

न्यूनतम 
योग वेतनमान में वेतन 
न्यूनतम 

वेतनमान में 
वेतन के 50 % न्यूनतम 
का योग 

वेतन के 30 % 


अनुसार पेंशन 


में न्यूनतम 


का योग 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


2200-4000 


8000-275-13500 


15600-39100 


6000 


10800 


6480 


1 


21600 ( Table-I) of 
Annex. - vi of Resl. 
No.- 3769 Dt. 

18.12.10 of 
Agriculture Dept. 
25600 ( Table- 2 ) 


3000-100-3500-125-5000 


10000-325-15200 


15600-39100 


7000 


12800 


7680 


2 


3700-125-4950-150-5700 


12000-420-18300 


15600-39100 


8000 


30320 ( Table- 3 ) 


15160 


9096 


3 


3700-5700 


12000-420-18300 


37400-67000 


9000 


46400 ( Table- 4 ) 


23200 


13920 


4 


4500-5700 & 4500-7300 


37400-67000 


10000 


50890 ( Table- 5 ) 


25445 


15267 


5 


16400-450-20900-500 

22400 


3700-5700 


12000-420-18300 


37400-67000 


10000 


47400 (Table- 6 ) 


23700 


14220 


6 


4500-5700 


37400-67000 


10000 


50890 ( Table- 7 ) 


25445 


15267 


7 


16400-450-20900-500 

22400 


ह ०/ 
सरकार के सचिव । 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 16 अगस्त , 2019 

अनुलग्नक-II 
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की संकल्प सं०-2810 दिनांक-23.09.2004 एवं 
संकल्प सं०-3031 दिनांक -02.09.2011 के अनुरूप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों 

द्वारा वर्तमान वेतनमानों को धारण करने वाले पदों के लिए राज्य सरकार , योजना- सह-वित्त 
विभाग (वित्त प्रभाग) 

प्रभाग) के संकल्प ज्ञापांक -858 दिनांक -27.03.2015 एवं पत्रांक -70 दिनांक 
02.05.2016 के आलोक में एवं सदृश्य विश्वविद्यालय से वर्ष 2006 के पूर्व पेंशन भोगियों की 
पेंशन - परिवार पेंशन की तालिका : 
दिनांक दिनांक -01.01.1996 से 

पे बैंड । छठे केन्द्रीय वेतन 

तदनुरूप 

फिटमेंट सारणी फिटमेंट सारणी फिटमेंट 
01.01.1986 पद/ ग्रेड और वेतनमान वेतनमान का आयोग के पे बैंड ग्रेड- पे के अनुसार पे 

सारणी के 
से वेतनमान ग्रेड वेतन 

| वेतनभोगी के बैंड और गेड पे पेंशन पे बैड 

अनुसार 
तदनुरूप | वेतनमान में और ग्रेड पे में परिवार पेंशन 

पे बैंड और 
| वेतनमान में ग्रेड में 

न्यूनतम वेतन 
के 50 % का 

वेतनमान में 
योग 

न्यूनतम वेतन 
के 30 % का 

योग 


क्र ० 


के अनुसार 


नाम 


न्यूनतम वेतन 


न्यूनतम वेतन 

का योग 


न्यूनतम वेतन 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 

1 


775-1025 


2550-55-2660-60-3200 


1S 


4440-7440 


6050 


3500 


3500 


775-1025 


2610-60-3150-65-3540 


1S 


4440-7440 


6260 


3500 


3500 


2 


1300 
1650 

1800 
Matric Pass 

1400 

1650 
Non -Matric 

1800 
Metric Pass 

1650 

1800 
Matric Pass 

1900 


825-1200 


2650-65-3300-70-4000 


1S 


4440-7440 


6580 


3500 


3500 


3 


975-1540 


3050-75-3950-80-4590 


PB- I 


5200-20200 


7780 


3890 


4 


3500 


975-1540 


3200-85-4900 


5200-20200 


PB - 1 


2000 


8060 


4030 


5 


3500 


1200-1800 


4000-100-6000 


PB - 1 


5200-20200 


2400 


9840 


4920 


3500 


6 


1400-2600 


4500-125-7000 


PB- I 


5200-20200 


2800 


11170 


5585 


3500 


7 


5000-150-8000 


9300-34800 


PB- II 


4200 


13500 


6750 


4050 


8 


2200-4000 
1400-2600 


1500-2750 


5500-175-9000 


PB- II 


9300-34800 


14430 


7215 


4329 


9 


4200 or 
4600 


6500-200-10500 


PB- II 


9300-34800 


16290 


8145 


4887 


10 


2000-3500 
2000-3800 
2200-4000 
3000-4500 
3700-5000 


4200 
4800 
5400 


12000-375-16500 


PB- III 


15600-39100 


7600 


29920 


14960 


8976 


11 


ह ०/ 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 16 अगस्त , 2019 


7 


+ 


अनुलग्नक-III 
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत शिक्षक एवं 
शिक्षकेत्तर संवर्ग के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारकों के संदर्भ में योजना -सह-वित्त विभाग 
(वित्त प्रभाग) के संकल्प ज्ञापांक -858 दिनांक-27.03.2015 एवं पत्रांक -70 दिनांक -02.05.2016 के 
आलोक एवं सदृष्य समर्पित उपर्युक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर दोनों संवर्ग के लिए पुनरीक्षण 
तालिकाओं के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप (वि 0वि 0 के पत्रांक-76 दिनांक-07.04.17 के 
अनुसार ) उनके मूल पेंशन पर अनुमानित मासिक अतिरिक्त खर्च की राशि लगभग 2,52,662 / 
आता है, जिसका दिनांक-24.09.2012 से दिनांक -31.03.17 तक का अनुमान्य महंगाई भत्ता के 
साथ वर्षवार ब्योरा निम्नवत है : 

मू00 
वित्तीय 
अवधि 

मूल पेंशन 

महंगाई भत्ता महंगाई राहत 
वर्ष 

की योग राशि 
2012-13 24.09.2012 to 30.09.2012 252662x7/ 30 = 58,955 ( @ 72 % )- 42,448 1,01,403 

01.10.2012 to 31.12.2012 252662x3 = 7,57,986 ( @ 72 % ) - 5,45,750 13.03.736 

01.01.2013 to 31.03.2013 252662x3 = 7,57,986 ( @ 80 % )- 6,06,389 13,64,375 
2013-14 01.04.2013 to 30.06.2013 252662x3 = 7.57.986 ( @ 80 % ) - 6,06,389 13,64,375 

01.07.2013 to 31.12.2013 252662x6 = 15,15,972 | ( @ 90 % )- 13,64,375 28,80,347 

01.01.2014 to 31.03.2014 252662x3 = 7,57,986 ( @ 100 % ) - 7.57,986 15,15,972 
2014-15 01.04.2014 to 30.06.2014 252662x3 = 7,57,986 ( @ 100 % )- 7,57,986 15,15,972 

01.07.2014 to 31.12.2014 252662x6 = 15,15,972 | ( @ 107 % )-16,22,090 31,38,062 

01.01.2015 to 31.03.2015 252662x3 = 7,57,986 ( @ 113 % ) - 8,56,524 16,14,510 
2015-16 01.04.2015 to 30.06.2015 252662x3 = 7.57.986 ( @ 113 % ) - 8,56,524 16,14.510 

01.07.2015 to 31.12.2015 252662x6 = 15.15.972 ( @ 119 % )- 18,04,007 33,19,979 

01.01.2016 to 31.03.2016 252662x3 = 7,57,986 @ 125 % ) - 9,47,483 17,05,469 
2016-17 01.04.2016 to 30.06.2016 252662x3 = 7,57,986 ( @ 125 % ) - 9,47,483 17,05,469 

01.07.2016 to 31.12.2016 252662x6 = 15,15,972 ( @ 132 % )- 20,01,08435,17,056 
01.01.2017 to 31.03.2017 252662x3 = 7,57,986 ( @ 136 % )- 10,30,861 | 17,88,847 
Total | 1.37,02,703 

1,47,47,379 

2,84,500,82 


१ 


१ 


ह ०/ 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 694 -- 50 


